शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09/ 2013 - 2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी . 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


A 


1.bl- 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 127 ] 


रायपुर , बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2019 - वैशााख 4, शक 1941 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 5 - 8 / 2019 / 18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ब सहपठित बारहवीं अनुसूची तथा 
छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 (क्र. 23 सन् 1956 ) की धारा 433 सहपठित धारा 80 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम ( अचल संपत्ति का अंतरण ) 
नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: 

संशोधन 
उक्त नियमों में , 
1. नियम 3 में , तृतीय परन्तुक के पश्चात् , पूर्ण विराम चिन्ह "।", के स्थान पर , कोलन चिन्ह ":", प्रतिस्थापित 

किया जाये । 
2. तृतीय परंतुक के पश्चात् , निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्: 

“ परंतु यह और भी कि नगरपालिक शालाओं के ऐसे भवन, जिनका प्रबंधन 1 मई, 2015 को या 
इसके पश्चात् राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है, पर स्वामित्व नगर पालिक 
निगम का ही बना रहेगा, जब तक कि अधिनियम या इन नियमों के अधीन राज्य शासन अन्यथा आदेशित न 


करे । " 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एक्का , उप - सचिव . 


253 


254 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2019 


अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2019 


क्रमांक एफ 5 - 8 / 2019 / 18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग 
की अधिसूचना क्रमांक एफ 5 - 8 / 2019 / 18, दिनांक 24 - 04 - 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एक्का, उप - सचिव. 


Atal Nagar, the 24th April 2019 


NOTIFICATION 


__ No. F 5 - 8 / 2017 / 18. - In exercise of the powers conferred by Article 243W read with 
Twelfth Schedule of the Constitution of India and Section 433 read with Section 80 of the 
Chhattisgarh Municipal Corporation Act , 1956 ( No . 23 of 1956), the State Government , 
hereby , makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation 
( Transfer of Immovable Property ) Rules, 1994 , namely : 


AMENDMENT 


In the said rules , 


1 . 


In rule 3 , after the third proviso , for the punctuation full stop "." , the punctuation 
colon " :", shall be substituted . 
After the third proviso , the following shall be added , namely: 

" Provided also that the title over such buildings of Municipal Schools, whose 
management has been transferred on or after the first day of May, 2015 to the 
School Education Department of the State Government, shall remain with the 
Municipal Corporation , unless the State Government orders otherwise under the Act 
or these rules. " 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

R . EKKA , Deputy Secretary . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


